रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DL ( N )-04/ 00092003--05 


दिल्ली 


राजपत 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 23 ] 
No. 231 


दिल्ली , जुलाई 12-- जुलाई 18 , 2013, बृहस्पतिवार / आषाढ़ 21- ~ आषाढ़ 27 , 1935 
DELHI , JULY 12 - JULY 18, 2013, THURSDAY/ ASHADHA 21 - ASHADHA 27 , 1935 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 80 

IN.C.T.D. No. 80 


भाग--IV 
PART - IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Government of theNational Capital Territory of Delhi other than 

Notifications included in Part- 1 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


DEPARTMENT OF COOPERATIVE 
OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE 

SOCIETIES 
NOTIFICATION 


सहकारिता विभाग 
कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ 

अधिसूचना 

दिल्ली , 11 जुलाई, 2013 
सं. फा . 47( 65 ) / जी एच / एन डब्ल्यू / 2013 / 2080. 
दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम , 2003 की धारा 127 (दिल्ली 
अधिनियम 3 , 2004 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल , शिवाजी सहकारी गृह 
आवास समिति ( 65/ स.आ. ) धारा 37 ( 1 ) ( ख ) दिल्ली सहकारी 
समितियाँ अधिनियम , 2003 ( दिल्ली अधिनियम 3 , 2004 ) के 
प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं , तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की 
अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 31-08-2013 
अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने , जो भी पहले हो , तक 
बढ़ाई जाती है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर 
विश्व मोहन , अतिरिक्त सचिव ( सहकारिता ) 


Delhi, the 11th July, 2013 
No. E.47 ( 65 )/ GH/ NW/ 2013/ 2080.--In exercise of 
powers conferred by Section 127 of Delhi Cooperative 
Societies Act, 2003 ( DelhiAct 3 of 2004 ), the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby 
exempts the Shivaji Cooperative Group Housing 
Society Ltd. ( 65/ GH) from the provisions of Section 
37 (1 )( b ) ofDelhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi 
Act 3 of 2004 ) and accordingly extend the period of 
supersession of the managing committee and term of the 
Administrator of the said society up to 31-08-2013 or till 
the democratic set up is restored which is earlier. 

By Order and in the Name of the Lieutenent 
Governor of National Capital Territory of Delhi, 

VISHVA MOHAN, Addl. Secy. ( Coop .) 


3160 DG/ 2013 


( 75 ) 


[ PART IV 


76 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JULY 18 , 2013 /ASHADHA 27, 1935 


. 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 15 जुलाई , 2013 
सं , फां . 3 / 8 / 96 -न्याय / भाग-7 / Suptlaw/810-812.- 
भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 और 9 के 
उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 
उपराज्यपाल , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय ईसाइयों 
के विवाह सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण पत्र देने के लिए 
तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए पादरी पी . जी . 
जोसफ , माउंट होरेब चर्च ऑफ गॉड , जी -625 , फेज-4 , आया 
नगर विस्तार , नई दिल्ली -110047 एवम् निवासी 47 -ए, चौथा तल , 
गौतम नगर, नई दिल्ली -110049 को लाइसेंस देने के लिए अनुमोदन 
प्रदान करते हैं । 


सं . फां . 3 / 8 / 96 - न्याय / भाग-7 / Suptlaw/ 813 
815. भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 

और 9 के उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 
उपराज्यपाल , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय ईसाइयों 
के विवाह सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण- पत्र देने के लिए 
दिनांक 9-09-2011 से 8-09-2014 तक की अवधि के लिए 
रेव . जैकब सी . जॉन , हेवेनली वॉर्शिप सेंटर आर जेड-598/ 20 , 
तुगलकाबाद विस्तार , नई दिल्ली -110019 के लाइसेंस के नवीनीकरण 
का अनुमोदन प्रदान करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर, 

तरून सहरावत , अतिरिक्त सचिव 


, 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND 

LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 15th July, 2013 
No. F.3/ 8/ 96 - Judl./ Vol. VII/ Suptlaw/ 810-812.-~-In 
pursuance of the provisions of Sections 6 and 9 of the 
Indian Christian Marriage Act, 1872 , the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to accord approval to the grant of Christian 
Marriage License to Pastor P. G. Joseph attached to the 
Mount Horeb Church ofGod , G -625, Phase VI, Aya Nagar 
Extn . New Delhi-110047 and having residence at 47 - A , 4th 

Floor, Gautam Nagar, New Delhi - 110049 to solemnize 
marriages between Indian Christians within the National 
Capital Territory of Delhi and to grant certificate of marriage, 
with irnmediate effect , for a period of three years. 


No. F. 3/ 8/ 96 - Judl./ Vol . VII/ Suptlaw/ 813-815..-In 
pursuance of the provisions of Sections 6 and 9 of the 
Indian Christian Marriage Act , 1872 , the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to accord approval to the renewal of Christian 
Marriage License to Rev. Jacob C. John attached to the 
Heavenly Worship Center, RZ -598 /20, Tughlakabad Extn ., 
New Delhi-110019 to solemnizemarriages between Indian 
Christians within the National Capital Territory of Delhi 
and to grant certificate of marriage, for a period of three 
years with effect from 9-09-2013 to 8-09-2014 . 


By Order and in the Name ofthe 

Li. Governor of National 

Capital Territory of Delhi, 
TARUN SAHRAWAT , Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road . Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


